Mm 


MOOD 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 माघ , 193 6 ( श० ) 


संख्या 4 5 राँची , शुक्रवार 


23 जनवरी, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 जनवरी, 2 0 15 


संख्या- 3/ पद- 1( ख) - 04/ 2014 का . 455 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या - 10406 दिनांक 22 अक्टूबर , 2014 द्वारा श्री रोबिन टोप्पो , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक . 775 / 03 , गृह जिला. राँची) को निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , दुमका के पद 
से स्थानांतरित करते हुए निदेशक , योजना एवं पुनर्वास , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया था 
तथा अधिसूचना संख्या - 9693 दिनांक 26 सितम्बर , 2014 द्वारा श्री विश्वनाथ माहेश्वरी, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक- 629/03, गृह जिला. मुंगेर) को निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो के पद से स्थानांतरित 
करते हुए उप सचिव,ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया गया था । 


ऊर्जा विभाग में पद रिक्त नहीं रहने के कारण उक्त अधिसूचना संख्या- 10406 दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 23 जनवरी , 2015 


22 अक्टूबर, 2014 एवं 9693 दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है । 
श्री माहेश्वरी पूर्ववत निदेशक , योजना एवं पुनर्वास , बोकारो के पद पर बने रहेंगे तथा श्री टोप्पो जो 
निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, दुमका के पद से विरमित हो चुके है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान देंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 45 – 50 | 


